Haryana Government Gazette 


EXTRAORDINARY 
Published by Authority 


© Govt. of Haryana 
No. 172-2023/Ext.] CHANDIGARH, THURSDAY, SEPTEMBER 28, 2023 (ASVINA 6, 1945 SAKA) 


हरियाणा सरकार 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग 
आदेश 
दिनांक 28 सितम्बर, 2023 


संख्या 9/56 / 2023--4क2 — हरियाणा नगरपालिका वार्ड परिसीमन नियम, 1977 के नियम 10 के अधीन प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, शहरी स्थानीय निकाय विभाग, अधिसूचना संख्या 9,/56 / 2023--4क2 
दिनांक 11 अगस्त, 2023 के प्रतिनिर्देशों से नीचे दी गई अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट हरियाणा के राज्यपाल, इसके द्वारा नगर 
पालिका, बवानीखेड़ा, जिला भिवानी के वार्डों का परिसीमन प्रकाशित करते हैं :- 


सीमाओं की अनुसूची 
वार्ड नं० 01:- जमालपुर रेलवे लाईन से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बाबा राम रूप समाधि से पूर्व की ओर मानसिंह सैनी की 
दुकान से पूर्व की ओर गुलजारी ब्राहमण के मकान से दक्षिण की ओर जाट धर्मशाला से पूर्व की ओर रघुनाथ ब्राहमण के 
मकान से होते हुए दक्षिण की ओर your चौक से पश्चिम दिशा की ओर गुगा AS रेलवे फाटक से पश्चिम की ओर दादी 
गोरी मंदिर वाली गली से उत्तर दिशा की ओर जमालपुर रेलवे लाईन फाटक उत्तर की ओर रेलवे लाईन तक | 
वार्ड नं० 02:- एम0सी0 कॉलोनी से होते हुए दक्षिण की ओर जमालपुर रोड़ से छिम्मी धर्मशाला से दक्षिण की ओर जाट 
ब्राहमण चौक से पश्चिम की ओर जाते हुए जाट धर्मशाला से उत्तर की AR ATG ब्राहमण के मकान से पश्चिम की ओर 
रबारियान धर्मशाला से दिलबाग सैनी की दुकान से दक्षिण की तरफ गौपी सैनी की दुकान से होते हुए पश्चिम की ओर सज्जन 
छिम्मी के मकान से होते हुए रेलवे लाईन से जमालपुर रेलवे फाटक से पूर्व की ओर eel रोड़ एम0सी0 कॉलोनी तक। 
वार्ड नं० 03-- नरेन्द्र की दुकान से दक्षिण की ओर बड़ा दरवाजा के सामने से होते हुए पश्चिम की ओर से दक्षिण की तरफ 
हिम्मत एम0सी0 के मकान तक पश्चिम से दक्षिण की ओर नरेन्द्र भाकर के मकान से दक्षिण से पूर्व की ओर Yor Your के 
मकान के सामने से ae बनिया की दुकान पश्चिम की ओर से औमप्रकाश पुत्र मूलाराम Your पश्चिम से उत्तर की ओर 
fered धर्मशाला के सामने से होते हुए नरेन्द्र की दुकान तक वापिस आरम्भिक बिन्दू तक | 
वार्ड नं० 04:- श्री अर्जन ढ़ाणा के मकान से आरम्भ होकर दक्षिण की ओर श्री दिनेश पारासर के मकान से होते हुए श्री नरेश 
पारासर के मकान तक vad मकान से पश्चिम की ओर सतीश पारासर से होते श्री राम नरेश पारासर तक उक्त मकान से 
दक्षिण की ओर श्री गणेश कालड़ा तक, sat मकान से पश्चिम की ओर श्री अशोक पुत्र श्री वेद प्रकाश तक sat मकान 
उत्तर की ओर श्री नरेन्द्र पुत्र धर्मणल तक उक्त मकान से पश्चिम की ओर श्री राजकुमार सैनी पुत्र श्री शेर सिंह के मकान 
तक उक्त मकान से उत्तर की ओर श्री रणसिंह के मकान तक Vad मकान से पूर्व की ओर श्री रामफल बाल्मिकी के मकान 
से होतु हुए श्री अर्जन ढ़ाणा के मकान तक जो कि प्रारम्भिक बिन्दू है। 
वार्ड नं० 05:-- हांसी-चुंगी से आरम्भ होकर दक्षिण की ओर हांसी भिवानी रोड़ पर चलते हुए रमेश बाल्मिकी पुत्र श्री छबीलदास 
के मकान से होते हुए सुरेन्द्र पुत्र प्रभुराम शर्मा के मकान तक Vad मकान से पश्चिम की ओर सुरेन्द्र पुत्र श्री HAR सांसी के 

(3247) 


3248 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 28, 2023 (ASVN. 6, 1945 SAKA) 


मकान से होते हुए श्री रामफल पुत्र श्री मनीराम सैनी के मकान से होते हुए सुरेन्द्र पुत्र श्री विजय सिंह राठौड़ के मकान तक, 
उक्त मकान से उत्तर की ओर सैनी धर्मशाला होते हुए हांसी चुंगी तक जो कि आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 06:- खेड़ी रोड़ पर सतबीर के मकान से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए GY से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर आगे 
दक्षिण दिशा की ओर बिजली बोर्ड रोड़ व हनुमान मंदिर तक घूमकर बड़े गुरूद्वारे के साथ लगती हुई गली में सुरेन्द्र गुलाटी 
की दुकान से पश्चिम दिशा की ओर प्रेम छाबड़ा के मकान से घूमते हुए दक्षिण दिशा की ओर मनोज के मकान तक उक्त 
मकान से पश्चिम दिशा की ओर पवन छाबड़ा के मकान तक वह पवन छाबड़ा के मकान से उत्तर दिशा की ओर आगे बढ़ते 
हुए डॉक्टर बालकिशन के मकान तक विस्तारित है। sat मकान से उत्तर पश्चिम दिशा की ओर संजय पुत्र टेकचन्द पारासर 
के मकान तक उक्त मकान से उत्तर दिशा की ओर उग्र पटवारी व रामकिशन पुत्र शिवनंदन के मकान से होते हुए 
नरेश पारासर के मकान तक उक्त मकान से पानी की टंकी तक टंकी के सामने से सतबीर के मकान से उत्तर दिशा की ओर 
मैन रोड़ बजाज बाईक एजैन्सी होते हुए हांसी चुंगी तक हांसी-चुंगी रोड़ से सतबीर के मकान तक विस्तारित है, जो कि एक 
आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 07:- सिविर प्लांट से पूर्व दिशा को खेतों में होते हुए सी0टी0 स्कूल से होते हुए रैस्ट हाउस कॉलोनी से दक्षिण दिशा 
की ओर चलते हुए बी0के0 स्कूल तक बी0के0 स्कूल से पश्चिम दिश की ओर चलते हुए सिविल हॉस्पिटल के सामने होते हुए 
बाबा कमाल मन्दिर से पूर्व दिशा से होते हुए हांसी-भिवानी बाई पास रोड़ तक हांसी-भिवानी मार्ग से उत्तर दिशा में चलते 
हुए एस0सी0 राम बाग तक एस0सी0 रामबाग से पश्चिम दिशा से धर्मबीर कौशिक के मकान तक धर्मबीर कौशिक के मकान से 
उत्तर दिशा से होते हुए श्याम मन्दिर वाली गली के सकाने जगरूप के मकान से होते हुए धर्मपाल के मकान से होते हुए पूर्व 
दिशा की ओर चलते हुए दलबीर के मकान से उत्तर दिशा की ओर चलते हुए राम सिंह के मकान से होते हुए बाबा पीर व 
बिजली घर का गेट से पश्चिम दिशा होते हुए बलबीर लोहार से उत्तर दिशा में खेड़ी रोड़ से होते हुए सिविर प्लांट तक जो 
कि एक आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 08:- पार्क के उत्तर कोने से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए पार्क के दूसरे कोने से पश्चिम दिशा की ओर चलकर 
दलबीर के मकान से दक्षिण की ओर चलते हुए महेश मास्टर के मकान से पूर्व की ओर चलकर जगरूप के मकान से दक्षिण 
दिशा की ओर चलते हुए महेश डॉक्टर के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलकर धर्मबीर कौशिक के मकान से दक्षिण दिशा की 
ओर चलते हुए महिला कॉलेज के काने से पश्चिम की ओर चलकर बाबा कमाल मन्दिर से दक्षिण दिशा की ओर चलते हुए 
कृष्ण ठाकुर की दुकान से उत्तर दिशा की ओर चलकर रूपल के मकान से पूर्व की ओर चलते हुए नरेन्द्र पंडित के मकान से 
उत्तर की ओर चलकर पंडित जी चक्की के सामने से रामकिशन काजल के मकान से उत्तर की ओर चलकर हंसराज GT 
के मकान से पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए flee गुलाटी की दुकान से उत्तर की ओर हनुमान मंदिर से पश्चिम की ओर 
चलकर वापिस पार्क के कोने तक। 

वार्ड नं० 09:- गोपी जनरल स्टोर के सामने से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए महेश पण्डित के मकान से दक्षिण 
दिशा में देवेन्द्र पुत्र सज्जन के मकान से दक्षिण दिशा में मस्जिद के सामने से होते हुए दीपक डुमड़ा के मकान से होते हुए 
संजय डुमड़ा के मकान से पश्चिम दिशा की ओर डॉ जगन्नाथ के मकान से दक्षिण दिशा में नानक ae की दुकान से पश्चिम 
दिशा में होते हुए सुरेश फौजी के मकान तक और उत्तर दिशा के चलते हुए गोपी जनरल स्टोर के सामने तक जो कि 
आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 10:- सतनाम के मकान से पूर्व दिशा की ओर चलते हुए प्यारे लाल सोनी के मकान से दक्षिण दिशा की ओर जाते 
हुए पवन छाबड़ा के मकान तक ओमप्रकाश के मकान से दक्षिण दिशा की ओर जाते हुए सुरेश फौजी के मकान तक सुरेश 
फौजी के मकान से अग्रवाल बुक डिपो के सामने से होते हुए ओमपाल सिंह के मकान तक ओमपाल सिंह के मकान से दक्षिण 
दिशा की ओर चलते हुए संजीत के मकान तक वह संजीत के मकान से उत्तर दिशा की ओर मदन के मकान तक मदन के 
मकान से उत्तर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रामू की चक्‍की से पश्चिम दिशा की ओर बड़ा गौरवा ओम ठाकुर जी के मकान 
तक उत्तर दिशा की ओर से आदर्श पटवारखाना तक वह आदर्श पटवारखाना से उत्तर पूर्व दिशा की ओर घूमते हुए पुराना 
डाकखाना से सेठ नंदलाल के मकान तक वह नंदलाल के मकान से उत्तर दिशा की ओर सतनाम प्रधान के मकान तक 
विस्तारित है| 

वार्ड नं० 11:-- सतनाम के मकान से दक्षिण दिशा से चलकर सेठ नंदलाल जैन से पुराना डाक खाना गली से होते हुए तुलसी 
चौक से होते हुए बड़ा गौरवा से पूर्व की दिशा से रामू की चक्‍की तक से चलकर दक्षिण दिशा में ढ़ाणी रेलवे फाटक से 
पश्चिम की तरफ गोगा मैड़ी फाटक से पूर्व की तरफ Youn चौक से अनिल सेठ के मकान से उत्तर की तरफ राजेन्द्र जाट 
के मकान से बड़ा दरवाजा से पूर्व की तरफ सतनाम के मकान तक जो कि आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 12:- कौशल्या पत्नी सुभाष के मकान से पूर्व की ओर मेन सड़क तक Hr पत्नी हरिराम से दक्षिण की तरफ, 
परशुराम भवन से दक्षिण की ओर जाते हुए, रविदास मन्दिर के सामने से होते हुए एम0सी0 पार्क के उपर से होते हुए राजकीय 
स्कूल के सामने से पश्चिम की ओर जाते हुए नत्थूराम की दुकान के आगे से दक्षिण दिशा की ओर से सोनू नाफरिया वकील 
के घर के सामने से रणसिंह मिस्त्री के घर से सीधा जाकर सरूप जांगड़ा के मकान से पश्चिम दिशा की ओर जाते हुए रामू 
की चक्की से पूर्व दिशा की ओर मुकन्द की दुकान से उत्तर की ओर जग्गू महता के घर से आगे से वापिस कौशल्या पत्नी 
सुभाष के मकान तक विस्तारित है। 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 28, 2023 (ASVN. 6, 1945 SAKA) 3249 


वार्ड नं० 13:- बीकानेर मिष्ठान भंडार से दक्षिण दिशा की तरफ चलते हुए domo स्कूल तक बी0के0 स्कूल के सामने से 
पश्चिम की तरफ ढ़ाणी सुलतान तक ढ़ाणी सुलतान से पश्चिम की तरफ रामसिंह के मकान तक रामसिंह के मकान से 
एफ0सी0आई0 के गोदाम के साथ होते हुए उत्तर दिशा की तरफ रेलवे लाईन के साथ-साथ बिगासर रेलवे लाईन तक 
बिगासर तालाब से पूर्व की तरफ सेवाराम राशन डिपो के साथ नत्थूराम की दुकान तक नत्थूराम की दुकान से सरदार की 
चक्की से रविदास मंदिर के आगे से पूर्व की तरफ बीकानेर मिष्ठान भंडार तक जो कि एक आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 14:- जगदीश के मकान से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए रेलवे लाईन के संगम तक रेलवे लाईन के 
साथ-साथ भिवानी की ओर चलते हुए नगरपालिका सीमा के संगम तक नगरपालिका सीमा के साथ-साथ पश्चिम दिशा की 
ओर चलते हुए बलियाली रोड़ के संगम तक उक्त रोड़ पर उत्तर दिशा की ओर चलते हुए तोशाम रोड़ को पार करते हुए 
जगदीश के मकान तक, जो कि एक आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 15:- नगरपालिका की पश्चिम सीमा गली के संगम से आरम्भ होकर पूर्व दिशा की ओर चलते हुए हनुमान मन्दिर के 
सामने वाले कोने तक उक्त कोने से उत्तर की ओर वाली गली से चलते हुए रेलवे लाईन फाटक के संगम तक उक्त रेलवे 
लाईन के साथ-साथ भिवानी की ओर चलते हुए बंद फाटक से आगे वाली गली के कोने तक sat गली से पश्चिम की ओर 
चलते हुए बलियाली रोड़ पर नगरपालिका की संगम तक उक्त संगम से सीमा के साथ-साथ पश्चिम दिशा की ओर चलते हुए 
नगरपालिका सीमा के दक्षिण पश्चिम कोने तक sat कोने से उत्तर दिशा की ओर सीमा के साथ-साथ चलते हुए सीमा व 
गली के संगम पीरदान के मकान तक, जो कि आरम्भिक बिन्दू है। 

वार्ड नं० 16:- गोगा मेड़ी रेलवे फाटक से दक्षिण की तरफ ढ़ाणी रेलवे बंद फाटक तक बंद फाटक से पश्चिम की तरफ चलते 
हुए बलवान के मकान के आगे से होते हुए हनुमान जी के मंदिर तक हनुमान मंदिर से पश्चिम दिशा की तरफ चलकर ईश्वर 
के घर तक ईश्वर के मकान से उत्तर दिशा की तरफ खेतों के कच्चे रास्ते नगरपालिका की सीमा मे दादी गौरी मंदिर वाली 
गली तक दादी गौरी मंदिर वाली गली से पूर्व दिशा की तरफ गोगा Al रेलवे फाटक तक, जो कि आरम्भिक बिन्दू है। 


विकास गुप्ता, 
आयुक्त एवं सचिव, हरियाणा सरकार, 
शहरी स्थानीय निकाय विभाग | 


HARYANA GOVERNMENT 
URBAN LOCAL BODIES DEPARTMENT 
Order 
The 28th September, 2023 


No. 9/56/2023-4C2.— In exercise of the powers conferred under rule 10 of the Haryana Municipal 
Delimitation of Ward Rules, 1977 and with reference to the Haryana Government, Urban Local Bodies Department, 
notification No. 9/56/2023-4C2 dated 11th August, 2023, the Governor of Haryana hereby publishes the delimitation 
of the wards of Municipal Committee, Bawani Khera, District Bhiwani as specified in the schedule given below, 
namely.- 


SCHEDULE OF BOUNDARIES 


Ward No. 01:- From Jamalpur railway line towards south-east, from Baba Ram Roop Samadhi towards east, from 
Mansingh Saini's shop towards east, from house of Gulzari Brahmin, towards south from Jat Dharamshala, towards 
east from house of Raghunath Brahmin From Gujjar Chowk on the south side to GugaMadi Railway Gate on the west 
side, from DadiGori Mandir Wali Gali on the west side to Jamalpur Railway Line Gate on the north side to Railway 
Line on the north side. 


Ward No. 02:— From Chhimmi Dharamshala to Jamalpur Road towards South via MC Colony From Jat Brahmin 
Chowk on the south side going west from Jat Dharamshala on the north side Mangatu Brahmin's house on the west 
side Rabariyan Dharamshala on Dilbagh Saini's shop on the south side via Gopi Saini's shop on the west side Sajjan 
Chhimmi's From railway gate to Hansi Road eastward to MC Colony, passing through houses. 


Ward No. 03:- From Narendra Bhakar's shop to the south, in front of Bada Darwaza, from west to south, to Himmat 
MC's house, from west to south, from Narendra Bhakar's house, to south to east, to BhulaGujjar's house. From front 
to Manhu Bania's shop, from west to Omprakash s/o Mularam Gujjar, from west to north, past Jhimpi Dharamshala, 
to Narendra's shop, back to the starting point. 


3250 HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 28, 2023 (ASVN. 6, 1945 SAKA) 


Ward No. 04:- Starting from the house of Mr. Arjan Dhana towards the south, passing through the house of 
Mr. Dinesh Parasar till the house of Mr. Naresh Parasar, from the said house towards the west from Satish Parasar 
From the said house towards the south till Sri Ram Naresh Parasar, from the said house towards the west till Sri 
Ashok s/o Sri Ved Prakash, from the said house towards the north till Sri Narendra s/o Dharampal, from the said 
house towards the west towards Sri Rajkumar Saini s/o From the said house towards the north till the house of Shri 
Sher Singh, towards the house of Shri Ransingh 


Ward No. 05:- Starting from Hansi Chungi, moving towards south on Hansi Giwani Roth, passing from the house of 
Shri Chhabildas, son of Ramesh Balmiki, till the house of Surendra, son of Prabhuram Sharma, west from the house 
of Surendra, son of Shri Karmbir Sansi. From the house of Om Ramphal s/o Shri Maniram Saini up to the house of 
Surendra s/o Shri Vijay Singh Rathore towards north from the said house via Saini Dharamshala till Hasi Chungi 
which is the starting point. 


Ward No. 06:- From Satbir's house on Khedi Road, moving towards the south direction, from the well towards the 
south east direction, moving towards the south direction till Electricity Board Road and Hanuman Mandir, Surendra 
Gulati's shop in the lane adjacent to the Bade Gurdwara. From the said house moving in the west direction from the 
house of Prem Chhabra, moving in the south direction till the house of Manoj, from the said house in the west 
direction till the house of Pawan Chhabra, moving in the north direction from the house of Pawan Chhabra till the 
house of Dr. Balkishan. is extended. From the said house in the north-west direction to the house of Sanjay s/o 
Tekchand Parasar, from the said house in the north direction through the house of Ugra Patwari and Ramkishan s/o 
Shivnandan to the house of Naresh Parasar, from the said house to the water tank Satbir in front of the tank From K's 
house towards the north, the main road passing through Bajaj Bike Agency up to Hansi Chungi extends from Hansi- 
Chungi Road to Satbir's. 


Ward No. 07:- From Sivir Plant, passing through the fields in the east direction, passing through CT School, from 
Rest House Colony, passing in south direction, till 8.10. School, passing in west direction from 8. K. School, passing 
in front of Civil Hospital, Baba Kamal Mandir. From East via Hasi-Bhiwani Bye Pass Road up to Hansi-Niwani Road 
in North direction up to S.C. Ram Bagh From S.C. Rambagh in West direction to Dharambir Kaushik's house Shyam 
Mandir from Dharambir Kaushik's house in North direction Sakane of Wali Gali, passing through the house of 
Jagroop, passing through the house of Dharampal, moving in the east direction, passing in the north direction from 
the house of Dalbir, passing through the house of Ram Singh, passing in the west direction from the gate of Baba Pir 
and Bijli Ghar. From Balbir Lohar in north direction via Khedi Road till Sivir Plant which is a starting point. 


Ward No. 08:- Walking towards the south from the north corner of the park, walking towards the west from the 
second corner of the park, walking towards the south from Dalbir's house, walking towards the east from Mahesh 
Master's house, walking towards the south from Jagroop's house. Walking towards Mahesh doctor's house walking 
towards east direction from Dharambir Kaushik's house walking towards south direction from Mahila College corner 
walking towards west direction from Baba Kamal Mandir walking towards south direction Krishna Thakur Walking 
towards the north from the shop of Rupal's house, walking towards the east from the house of Narendra Pandit, 
walking towards the north from the house of Ramkishan Kajal in front of Pandit Ji Chakki, walking towards the west 
from the house of Hansraj Khurana. Walking from Bittu Gulati's shop to the north, from Hanuman Mandir to the 
west, back to the corner of the park 


Ward No. 09:- Starting in front of Gopi General Store, moving towards east direction, passing through the house of 
Mahesh Pandit, in the south direction, passing through the house of Devendra S/o Sajjan, in the south direction 
passing through the house of Deepak Dumda, passing through the house of Masjid, Sanjay Dumda. From the house of 
Dr. (KAN Jagannath) in the west direction from the house of Dr. (KAN Jagannath) in the south direction through 
Nanak Chand's shop in the west direction till the house of Suresh Fauji and in the north direction till the opposite of 
Gopi General Store which is the starting point. 


Ward No. 10:- From Satnam's house moving towards east direction from Pyare Lal Soni's house moving towards 
south direction till Pawan Chhabra's house moving towards south direction from Omprakash's house moving towards 
Suresh Fauji's house towards Sudesh Fauji's house From in front of Aggarwal Book Depot to Ompal Singh's house, 
from Ompal Singh's house in south direction to Sanjit's house, from Sanjit's house in north direction to Madan's 
house, from Madan's house in north east direction. From Ramu's Chakki towards the West, Bada Gaurava www. 
Om Thakur ji's house, from North towards Adarsh Patwarkhana, from Adarsh Patwarkhana, moving towards North 
East, from Old Post Office to Seth Nandlal's house, he walks towards Nandlal's house. Satnam extended from the 
house towards the north direction till the house of Pradhan. 


Ward No. 11:- From Satnam's house in the south direction, from Seth Nandlal Jain to Old Dak Khana street, from 
Tulsi Chowk, from Bada Gaurava in the east direction to Ramu's mill, in the south direction from Dhani railway gate 
to the west. From Goga Madi gate towards East, from Gujjar Chowk towards Anil Seth's house towards North 
towards Rajendra Jat's house towards Bada Darwaza towards Satnam's house towards East which is the starting point. 


HARYANA GOVT. GAZ. (EXTRA.), SEPT. 28, 2023 (ASVN. 6, 1945 SAKA) 3251 


Ward No. 12:- From Kaushalya's wife Subhash's house towards east to main road, from Kanta's wife Hariram 
towards south, from Parshuram Bhavan towards south, in front of Ravidas Mandir, across MC Park, in front of 
government school going west from in front of Nathuram's shop, going south from Sonu Nafaria, in front of Vakil's 
house, going straight from Dansingh Mistry's house, going west from Sarup Jagda's house, going east from Ramu's 
Mill And from Mukand's shop to the north, from Jaggu Mehta's house and back to Kaushalya's wife Subhash's house. 


Ward No. 13:- Bikaner Mishthan Bhandar moving towards south direction till B. K. School from front 
of B. K. School towards west till Dhani Sultan from Dhani Sultan towards Ramsingh's house towards west from 
Ramsingh's house along with FCI godown via north side along railway line up to Bigasar railway line from Bigasar 
Talab to East side along with Sevaram Ration Depot to Natthuram's shop from Natthuram's shop to Sardarki Chakki 
to Ravidas Mandir east side Bikaner Bikaner Mishthan Up to the repository which is a starting Point. 


Ward No. 14:- Starting from the house of Jagdish moving towards east direction till the confluence of railway line 
along with railway line moving towards Bhiwani moving towards west direction along with municipal limits till 
confluence with municipal limits Baliyali The starting point is Jagdish's house, crossing Tosham Road, moving north 
on the said road till the confluence of the road. 


Ward No. 15:- Starting from the confluence of the western boundary street of the Municipality, moving towards the 
east direction till the corner in front of the Hanuman Mandir, from the said corner moving from the street on the north 
side till the confluence of the railway line gate with the said railway line- From the said junction running towards 
Bhiwani to the corner of the lane in front of the closed gate running west from the said lane till the municipal junction 
on Baliyali Road running along the border along the western direction from the said junction to the municipal 
boundary south west of the municipal boundary From the said corner in the north direction, walking along the 
boundary, till the confluence of the boundary and the street, till the house of Pirdan, which is the starting point. 


Ward No. 16:- From Goga Medi railway gate towards south till Dhani railway stop gate, from Bad gate walking 
towards west, passing in front of Balwan's house till Hanuman ji's temple, walking towards west from Hanuman 
temple to God's house From God's house in the north direction, on the dirt road of the fields, in the municipal limits, 
till Dadi Gauri Mandir street, in the east direction from Dadi Gauri Mandir street, to Goga Medi railway gate, which 
is the starting point. 


VIKAS GUPTA, 
Commissioner and Secretary to Government, Haryana, 
Urban Local Bodies Department. 


10614—C.S.—H.G.P., Pk]. 


